MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 श्रावण , 193 8 ( श० ) 
संख्या 24 राँची , बुधवार 

27 जुलाई, 2016 ( ई० 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 29 5-300 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ 


. . . 


296 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 27 जुलाई, 20 16 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कल्याण विभाग । 


संकल्प 
1 जुलाई , 2015 


विषयः- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं 
के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विकास हेतु "विशेष प्रयोजन वाहन " (Special Purpose Vehicle) गठन के 
संबंध में । 

राज्य के अनेक क्षेत्रों में कई युवक युवतियाँ अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने परिवार 
के जीविकोपार्जन हेतु अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने लगते हैं | फलतः उनकी आर्थिक स्थिति 
दयनीय हो जाती है | वैसे तो राज्य में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं ITI, जैसे संस्थान उपलब्ध हैं | 
किन्तु ITI संस्थानों में प्रवेश हेतु 10वीं पास की बाध्यता के कारण बहुत सारे युवा इसमें प्रशिक्षण 
प्राप्त नहीं कर पाते हैं । इसलिए ड्रापआउट ( वर्ग X एवं उसके नीचे) के छात्रों को रोजगार उन्मुख 
विशेषकर औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर जोडने के लिए पूरे राज्य में विशेष व्यावसायिक 
व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का नेटवर्क ( कल्याण गुरूकुल) की स्थापना की जाएगी । 
2. इस योजना से अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय 
के युवक युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा | 
3. राज्य में विभिन्न अनुदान आधारित प्रशिक्षण माडल उपलब्ध है, परन्तु बाजार आधारित मांग 
के अनुसार ड्रापआउट युवा छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने वाले माडल को प्राईवेट पब्लिक 
पार्टनरशिप मोड ( PPP Mode) पर अभिनव तरीके एवं संस्थागत ढाँचे से उक्त कोटि के युवाओं की 
दक्षता में अभिवृद्धि किया जाएगा | 
4. Pan IIT AlumniReach for India Foundation , Pan IIT Alumni initiative, 2nd Floor, CSC Building , 
India Institute of Technology (IIT ) Bombay, Powai , Mumbai 400076 जो कम्पनी एक्ट की धारा - 25 
के तहत Not for Profit कम्पनी है ( CIN: U93000MH20009NPL196614) द्वारा राज्य के गुमला, पूर्वी 
सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं राँची जिले में जिला प्रशासन की सहभागिता से गुरूकुल माडेल के तहत 
तहत ऋण आधारित , स्वयं धारणीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं नियोजन का कौशल विकास कार्य 
सफलता पूर्वक किया जा रहा है । उक्त Foundation अपने तरह का पहला एवं एकमात्र ऋण 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 27 जुलाई , 2016 

297 
आधारित प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित नियोजन प्रदाता है, जो झारखण्ड में इस अभिनव, स्वयं धारणीय 
माडल का सफलता पूर्वक व्यावहारित कार्यान्वयन कर रहा है | झारखण्ड में तकरीबन 03 वर्षों में 
उसकी भूमिका की सराहना योजना आयोग द्वारा (Do No . M -13040/ 4/ 2013 -SP -E, dt . 18 .03 .2013 की 
गई है | Pan IIT Alumni Reach for India Foundation को नाबार्ड , NSDC जैसे सरकारी एजेंसी की 
यथोचित समीक्षा पश्चात् वित्तपोषण, अनुमोदन एवं नेशनल पार्टनरशिप प्राप्त है । इसके अतिरिक्त HPCL 
HPCL ( CSR), जैसे PSU कम्पनी के CSR, CII जैसे उधोग परिसंघ एवं Sir Dorabji TATA Trust जैसे डोनर 
इस संस्थान के पार्टनर है | 

___ Pan IIT Alumni Reach For India Foundation के गुरूकुल प्रशिक्षित छात्रों के 1000 सैम्पल 
सर्वेक्षण में 82 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 11 प्रतिशत पिछडे जाति 3 प्रतिशत अनुसूचित जाति है । 
इस प्रकार कुल प्रतीक्षित प्रशिक्षण कर्मियों में 96 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित 
जाति एवं पिछड़े वर्ग से हैं | 

अनुदान आधारित संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की तुलना में स्वयं धारणीय ऋण 
आधारित सहभागिता के तौर पर उक्त Pan IIT द्वारा गुरूकुल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाना गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी होगा | 
5. अतः कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपक्रम TCDC/ SCDC/ MFDC के साथ उक्त Pan IIT 
Alumni Reach for India Foundation का संयुक्त समवाय ( ज्वाइन्ट भेंचर) के लिए सहभागित कल्याण 
उद्देश्य कथित सामरिक उपयुक्तता एवं स्वयंधारी सिद्धान्तों में अनूठी कार्य दक्षता के कारण नामित 
करते हुए एक Non Profit SPV गठन किया जाएगा | 

___ Non Profit Section 25 company SPV का परिवर्तित नाम Pan IIT अलुम्नी रीच फार झारखण्ड 
फाउंडेशन (PREJHA Foundation) है जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति , पिछड़ी जाति 
समेत सभी वर्गों की दक्षता में अभिवृद्धि एवं आय वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से काम किया जायेगा | 
6. उक्त संयुक्त समवाय ( ज्वाइन्ट भेंचर) में Pan IIT Alumni Reach for India Foundation की वित्तीय 
वित्तीय भागीदारी 60 प्रतिशत, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम, (TCDC ) 
(TCDC) का 26 प्रतिशत, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम ( SCDC ) का 
7 प्रतिशत एवं झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ( MFDC ) का 7 प्रतिशत होगा | 
TCDC द्वारा परवर्तीकाल में 6 प्रतिशत राशि पुनर्निवेश अन्य सरकारी संस्थान में कर सकती है । 

इस संयुक्त समवाय ( ज्वाईन्ट भेंचर ) कम्पनी की प्रारंभिक प्रपत्र पूँजी 10. 00 लाख रू. होगी जो 
जो उपर्युक्त वर्णित अनुपात में होगी । 
7. इस SPV कम्पनी के माध्यम से राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कुल 25 कल्याण गुरुकुल 
की स्थापना की जाएगी, जो 4-5 परियोजना वर्षों में होगा । इस योजना अवधि के अन्तर्गत वार्षिक 
प्रशिक्षण क्षमता 7500-10000 विकसित की जायेगी जिसमें युवक- युवतियों का कौशल विकास एवं 
रोजगार का लाभ होगा | 


298 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 27 जुलाई, 20 16 
8 एस . पी . भी . के Patron Board के अध्यक्ष विकास आयुक्त , झारखण्ड होंगे | इस बोर्ड में कल्याण 
कल्याण विभाग, वित्त विभाग एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी सदस्य होंगे । 
9. यह Special Purpose Vehicle युवाओं के प्रशिक्षण, विकास एवं रोजगार के लिए Pan IIT Alumni 
Reach for India Foundation, TCDC, SCDC एवं MFDC के साथ सहस्वामित्व, गवर्नेस , युवाओं का चयन 
एवं आधारभूत संरचना के लिए सक्रिय रूप से भागीदार होगी । इन चार संस्थाओं द्वारा SPV के 
संस्थागत तन्त्र पर सहमति प्रदान की गयी है । 
10 वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल 
करते हुए Pan IIT Alumni Reach for India Foundation को SPV में मनोनयन किया जाएगा । 
11. दिनांक 17 जून, 2015 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु समर्पित कल्याण विभाग के संलेख 
संख्या- 1750, दिनांक 12 जून, 2015 में बैठक की मद संख्या- 04 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


वंदना दादेल , 
सरकार के सचिव । 


299 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, 27 जुलाई , 2016 

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
21 जुलाई, 2016 


संख्या- 01 स्था०- 12 / 16 - 1813/ वि०स०. . एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 750 , दिनांक 
1 अप्रैल , 16 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम- 264 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड 
विधान सभा द्वारा श्री अमित कुमार मंडल , माननीय सदस्य को महिला बाल विकास 
समिति का वर्ष 2016-17 के शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है । 

(ii) पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


300 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, 27 जुलाई, 2016 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
21 जुलाई , 2016 


संख्या. 01 स्था०-12/ 16 - 1815 / वि०स०. . एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय के अधिसूचना सं0- 758, दिनांक 
1 अप्रैल, 16 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम- 223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड 
विधान सभा द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह , माननीय सदस्य को सदाचार एवं 
विधायक निधि समिति का वर्ष 2016- 17 के शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत 
किया जाता है । 


( ii) पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 24 – 50 । 


